निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 486 ) 


27 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 17 अप्रील 2015 


सं0 7 / सी0 01 - 201 / 2007 - 325 
अभियोजन निदेशालय 

गृह विभाग 


संकल्प 

31 मार्च 2015 
विषय: - बिहार अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को जिला अभियोजन पदाधिकारी एवं इसके समकक्ष पद , अनुमंडल 

अभियोजन पदाधिकारी , सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक अभियोजक , सेलेक्शन ग्रेड एवं अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी / अपर लोक अभियोजक के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन । । 

गृह ( आरक्षी ) विभाग , बिहार, पटना के संकल्प सं0 9125 दिनांक 20.09. 2007 द्वारा बिहार अभियोजन सेवा के 
पदाधिकारियों को प्रमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी एवं इसमें समकक्ष पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति 
निम्नरूपेण गठित किया गया है: 
1. अध्यक्ष / सदस्य बिहार लोक सेवा आयोग 

अध्यक्ष 
2. प्रधान सचिव / सचिव, गृह विभाग 

सदस्य 
3. महानिदेषक , अभियोजन 

सदस्य 
4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत 

सदस्य 
अनु0जाति / अनु0जनजाति के पदाधिकारी 
5 . प्रभारी संयुक्त सचिव / उप - सचिव 
गृह ( आरक्षी ) विभाग 

- सदस्य 
(2 ) गृह( आरक्षी) विभाग , बिहार, पटना के संकल्प सं0 9804 दिनांक 06.12. 2010 द्वारा बिहार अभियोजन सेवा 
के पदाधिकारियों को जिला अभियोजन पदाधिकारी एवं इसके समकक्ष स्तर के पदों प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति 
समिति निम्नरूपेण गठित किया गया है: 
1. सदस्य , राजस्व पर्षद , बिहार, पटना 

अध्यक्ष 
2. प्रधान सचिव / सचिव, गृह विभाग 

सदस्य 
3. महानिदेशक , अभियोजन, बिहार 

सदस्य 
4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत 

सदस्य 
अनु0जाति / अनु0जनजाति के पदाधिकारी 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 अप्रील 2015 
5. बिहार अभियोजन सेवा के प्रभारी 

सदस्य सचिव 
संयुक्त सचिव / उप - सचिव , गृह ( आरक्षी ) 

विभाग, बिहार, पटना । 

( 3) गृह( आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0 9127 दिनांक 20 .09 .2007 द्वारा बिहार अभियोजन सेवा 
के पदाधिकारियों को अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु निम्नरूपेण विभागीय प्रोन्नति समिति 
का गठन किया गया है: 
1. प्रधान सचिव / सचिव , गृह विभाग 

अध्यक्ष 
2. प्रधान सचिव / सचिव , सामान्य प्रशासन 

विभाग या उनके द्वारा मनोनीत विभाग 
में वरीय पदाधिकारी । 

सदस्य 
3. महानिदेशक , अभियोजन निदेशालय 

- 

सदस्य 
4 . सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा मनोनीत 

सदस्य 
अनु0जाति / अनु0जनजाति के पदाधिकारी 
5. प्रभारी संयुक्त सचिव / उप सचिव 

सदस्य 
के एक पदाधिकारी , गृह( आरक्षी ) विभाग 

( 4) विभागीय राज्यादेश सं0 603 दिनांक 12.06.2014 द्वारा प्रमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी एवं इसके 
समकक्ष स्तर के पदों को विलोपित करते हुए विभिन्न कोटि के पदों के पदनामों एवं वेतनमानों में संशोधन किया गया 


है । 


- 


(5 ) सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक 1646 दिनांक 30.01. 2015 द्वारा नियुक्ति प्रोन्नति हेतु 
गठित चयन समिति / आयोग में अल्प संख्यक समुदाय ( यथा मुस्लिम , ईसाई एवं सिक्ख ) के किसी एक पदाधिकारी को 
सदस्य के रूप में मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है । 

(6 ) अतः बिहार अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / अपर लोक 
अभियोजक , अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, सेलेक्षन ग्रेड / अपर लोक अभियोजक , सेलेक्शन ग्रेड एवं जिला 
अभियोजन पदाधिकारी एवं इसके समकक्ष स्तर के पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समितियों का गठन 
निम्नरूपेण किया जाता है: 
( i) अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / अपर लोक अभियोजक के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति 

समिति 
1. प्रधान सचिव / सचिव , गृह विभाग , बिहार, पटना 

अध्यक्ष 
2 . प्रधान सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग , 

सदस्य 
बिहार, पटना या उनके द्वारा मनोनीत विभाग के 

वरीय पदाधिकारी 
3. महानिदेशक, अभियोजन, बिहार 

सदस्य 
4 . सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
द्वारा मनोनीत अनु0जाति / अनु0जनजाति के 

पदाधिकारी 
5. श्री अख्तर हुसैन 

- 

सदस्य 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 

आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना 
6. उपनिदेशक ( विधि ), अभियोजन निदेशालय, 
बिहार, पटना । 

सदस्य – सचिव 
(ii ) अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक अभियोजक , सेलेक्शन ग्रेड एवं उसके 

समकक्ष पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति 
सदस्य , राजस्व पर्षद , बिहार, पटना 

अध्यक्ष 
2. प्रधान सचिव / सचिव, गृह विभाग , बिहार , पटना 

सदस्य 
महानिदेशक , अभियोजन, बिहार, पटना 

सदस्य 
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
द्वारा मनोनीत अनु0जाति / अनु0जनजाति के 

पदाधिकारी 
5 . श्री अख्तर हुसैन 

_ - सदस्य 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 

आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना 
6 . उपनिदेशक (विधि ), अभियोजन निदेशालय , 
बिहार, पटना । 

सदस्य – सचिव 


1 . सदस्य 


3 . महा 


। 


। 


बिहार गजट ( असाधारण), 17 अप्रील 2015 


( iii ) जिला अभियोजन पदाधिकारी एवं इसके समकक्ष पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति 
1. अध्यक्ष / सदस्य , बिहार लोक सेवा आयोग , पटना 

अध्यक्ष 
2 . प्रधान सचिव / सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
3. महानिदेशक , अभियोजन, बिहार , पटना 

सदस्य 
सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना 

सदस्य 
द्वारा मनोनीत अनु० जाति / अनु० जनजाति के 

पदाधिकारी 
5 . श्री अख्तर हुसैन 

सदस्य 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 

आतंकवाद निरोधक दस्ता , बिहार, पटना 
6 . उपनिदेशक ( विधि ), अभियोजन निदेशालय, 
बिहार, पटना । 

सदस्य – सचिव 
(7) विभागीय संकल्प सं0 9125 दिनांक 20.09. 2007, संकल्प सं0 9127 दिनांक 20.09.2007 एवं संकल्प सं0 
9804 दिनांक 06.12. 2010 को इस हद तक संशोधित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 486 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


